रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


JiXtd = Vista 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246018 
CG-DL-E-24052023-246018 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 2155] नई दिल्‍ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945 


No. 2155] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 23 मई, 2023 


का.आ. 2249(अ).-- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 431 (५), दिनांक 25 जनवरी 2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) A प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में NH104 के 
कि.मी. 40 से कि.मी.116.4 (शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर-सेक्शन, पैकेज संख्या-। एवं ॥) तक के भूखण्ड के निर्माण 
(चौड़ीकरण/पेग्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 14 मार्च 2023 
को "दैनिक भास्कर" (हिन्दी संस्करण) और दिनांक 15 मार्च 2023 को "हिन्दुस्तान" (हिन्दी संस्करण) दोनों में प्रकाशित 
किया गया था ; 


3258 01/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 


से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
अनुसूची 
बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में NH 104 के कि.मी. 40 से कि.मी. 116.4 (शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर-सेक्शन, पैकेज 
संख्या-। एवं ॥ के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। 


राज्य का नाम: बिहार जिले का नाम: सीतामढ़ी 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या (स्थानीय इकाई)5 (हेक्टेयर)6 


2 ee eee ee eee eee 
तालुक का नाम: इुमरा 


तालुक का नाम: डुमरा 


गांव का नाम: अतौहरी छपरा 


1 ३६३१ निजी धनहर-1 0.004|्री रामजी राय To =] 
सूरज राय 
3631 

2 ३६९६ निजी धनहर-1 0.0060299|शरी रामचंद्र सिंह पे ० 
जय किशुन सिंह 
3696 


3 a निजी धनहर-1 0.0029947|रामरूप ठाकुर, THAT 
ठाकुर वो रामजश 
ठाकुर To जगदेव 
ठाकुर 
899 

4 RuR निजी धनहर-1 0.001983|रामरूप ठाकुर, THAT 
ठाकुर वो रामजश 
ठाकुर To जगदेव 
ठाकुर 
952 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


गांव का नाम: बरहरवा 


5 Sze निजी धनहर-1 0.02|सफीदा खातून पति 
Ato एजाजुल हक 930 


गांव का नाम: मोहनडीह 


कहर धनहर- 0.034|सिरयुग शाह To 
रामलाल शाह & 
जगदीश शाह To बुधन 
शाह 
911 


कुल योग 0.0690076 


[फा. सं. File Number: RW/NH-12012/09/201 1/SP(SP(W.Bank/C-1/EAP/Pt-1/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May, 2023 


S.O. 2249(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, number S.O 431(E) dated 25th January, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, 
Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for Building (widening/two lane with paved shoulder /four-laning, etc.), 
maintenance, management and operation of National Highway No. 104/ New 227 on the stretch of land from Km 40 
to Km 116.400 (Sheohar-Sitamarhi-Jainagar, Section, Package No.-I & II) in the District of Sitamarhi in the State of 
Bihar. 

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar’(Hindi Version) 
dated 14th,March 2023 and “Hindustan”( Hindi Version) dated 15th March,2023; under sub-section (3) of section 3A 
of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from 


Km. 40 to Km.116.400 (Sheohar-Sitamarhi-Jainagar Section, Package No.-I & II) on the National Highway 
No. 104/New 227 in the district of SITAMARHI in the state of BIHAR 


State: BIHAR District: STTAMARHI 


Area Name of Land 
(in Hectares)||_ Owner/Interested 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Taluk: Dumra 
Village: Atauhari Chhapra 


1 3631 Private (Niji) Dhanhar- 1 0.004/|Shri Ramjee Ray S/o 
2 3696 Private (Niji) Dhanhar- 1 0.0060299}|Shri Ramchandra 


Singh S/o Jai Kishun 
Singh 

3 899 Private (Niji) Dhanhar- 1 0.0029947 

4 952 Private (Niji) Dhanhar- 1 0.001983 


3696 
Village: Barharva 


Ramroop Thakur, 

>) 930 Private (Niji) Dhanhar- | 0.02||Safida Khatoon W/o 
Azajul Haque 
930 


Ramchandra Thakur & 
Village: Mohandih 


Ramjash Thakur S/o 
| | 911 Private (Niji) Dhanhar- 1 0.034||Saryug Shah S/o 

Ramlal Shah & 

Jagdeesh Shah S/o 

Budhan Shah 

911 


Jagdev Thakur 
Total 0.0690076 


899 


Ramroop Thakur 
Ramchandra Thakur & 
Ramjash Thakur S/o 
Jagdev Thakur 

952 


[F. No. File Number: RW/NH-12012/09/201 1/SP(SP(W.Bank/C-1/EAP/Pt-1/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, manouwmar ६ 


